निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आश्विन 1935 ( श ) 
( सं0 पटना 809) पटना, वृहस्पतिवार , 10 अक्तूबर 2013 


सं0 3ए - 9 - विविध - 34/ 2012- 10594 -वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर, 
अपर सचिव, वित्त विभाग । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक०), 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 


विषयः 


पटना, दिनांक 10 अक्तूबर 2013 
बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में 
अनुमान्य किए गए पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में यात्रा भत्ता की स्वीकृति । 


महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों 
के लिए यात्रा भत्ता, मील भत्ता एवं स्थानांतरण अनुदान आदि की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में वित्त 
विभागीय पत्रांक 8383, दिनांक 14/08 / 2013 द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2013 
2. उपर संदर्भित स्वीकृत्यादेश की कंडिका 1 में वर्णित न्यायिक पदाधिकारियों के वर्गीकरण को 
विलोपित करते हुए निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है: 


| क्र0 सं0 


श्रेणी 
I 


वेतन ( रूपये में ) 
51 , 550/ - तथा उससे उपर 
395 30 / - से 51 , 550/ - के नीचे 
27 , 700/ - से 39 ,530 / - के नीचे 


॥ 


3. 


III 


3 . संदर्भित स्वीकृत्यादेश की कंडिका 4 ( ग ) (i) के श्रेणी III में अंकित “ 3 हजार किलोग्राम 
तक मालवाही ट्रेन द्वारा ” को विलोपित करते हुए “ 6 हजार किलोग्राम तक मालवाही ट्रेन द्वारा ” से प्रतिष्ठापित 
किया जाता है । 

___ 4. वित्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 8383 , दिनांक 14 /08/ 2013 निर्गत करने की तिथि 
अर्थात् 14 /08/ 2013 से प्रभावी मानी जायेगी । 
5 . उपर अंकित स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी । 

विश्वासभाजन , 

प्रभात शंकर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 809 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


